सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 पौष , 1944 ( श ० ) 

संख्या - 11 राँची , सोमवार , 16 जनवरी , 2023 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 

18 नवम्बर , 2022 


संख्या -04 / स्था . पद . - 02-02 / 2022 

का .7190 - अवर सचिव , खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं 
उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती ज्योति कुमारी झा , झा ० प्र ० से ० 

( कोटि क्रमांक- 11/20 , गृह जिला- बोकारो ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव , 
वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 04 / स्था . पद . - 02-02 / 2022 का . 7191-- अपर जिला दण्डाधिकारी ( विधि व्यवस्था ) , 
जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्री नन्दकिशोर लाल , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक - 764/03 , गृह जिला - 
राँची ) कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची में योगदान करेंगे । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 16 जनवरी , 2023 


संख्या -04 / स्था.पद. - 02-02 / 2022 का . 7192-- अनुमण्डल पदाधिकारी , चैनपुर , गुमला के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती प्रीती किस्कू , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 123/20 , गृह जिला - राँची ) की जिला 
आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक खाद्य , सार्वजनिक वितरण 
एवं उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या - 04 / स्था.पद. - 02-02 / 2022 का . 7193-- कार्यपालक दण्डाधिकारी , चतरा के पद पर 
पदस्थापित श्री सलमान जफर खिजरी , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 150/20 , गृह जिला लोहरदगा ) की 
जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक खाद्य सार्वजनिक 
वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या - 04 / स्था . पद . 02-02 / 2022 का . 7194 -- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , चान्हो , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री प्रदीप भगत , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक - 254/20 , गृह जिला लोहरदगा ) की सेवा ग्रामीण 
- 
विकास विभाग , झारखण्ड , राँची वापस लेते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु 
इनकी सेवा अगले आदेश तक खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड , राँची 
को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 

सरकार के संयुक्त सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1150 


